Khe 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 पौष, 19 3 6 ( श०) 


संख्या 736 राँची, मंगलवार 


20 जनवरी, 2 0 15 ( ई० ) 


विधि ( विधान) विभाग 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2014 


संख्या एल० जी०.07 / 2 0 14- 5 7.. लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 
दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को अनुमति दे चुके हैं , इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । 


झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) ( संशोधन ) अधिनियम , 2014 


( झारखण्ड अधिनियम 09,2 0 14 ) 


भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 


1. संक्षिप्त नाम . यह अधिनियम झारखंड माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) ( संशोधन ) अधिनियम , 
20 14 कहा जा सकेगा। 


2 . 


विस्तार · इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 20 जनवरी , 2015 
प्रारम्भ · यह तुरंत प्रवृत्त होगा । 


___ 3 . 


झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम , 2002 की धारा 9 की उप 
धारा ( 1),(2) एवं (3 ) में संषोधन · झारखंड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2002 की 
धारा 9 की उपधारा (1) ,(2 ) एवं (3 ) को विलोपित करते हुए उनके स्थान पर धारा 9 की उपधारा ( 1) एवं (2 ) के रूप में 
निम्नवत् प्रतिस्थापित होगी: 


9 ( 1) राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, षिक्षक एवं षिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं 
सेवा षत्र्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अलग से अथवा अन्य कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया 
एवं सेवा षत्र्त के साथ समेकित रूप से भारत के संविधान की धारा-309 के तहत् या अन्य समुचित प्रावधानों के तहत् 
नियमावली गठित करते हुए किया जा सकेगा। 


(2 ) इस संबोधित अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत् बनाई गई नियमावली में प्रावधानित प्राधिकार ही 
प्रधानाध्यापक एवं सहायक षिक्षक पद पर नियुक्ति प्रोन्नति की अनुशसा करने हेतु सक्षम प्राधिकार माना जायेगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी, 
विधि ( विधान ) विभाग, झारखण्ड, राँची । 


अधिसूचना 
31 दिसम्बर, 2014 


संख्या - एल0 जी0-07/ 2014-58 - लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 
21 अक्टूबर, 2014 को अनुमत झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय ( प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) ( संशोधन) अधिनियम , 2014 
को निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जिसे भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


Jharkhand Non Government Secondary Schools 
(Taking Over of Control and Management) ( Amendment) Act, 2014 


( Jharkhand Act, 09 , 2014 ) 


Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the sixty five years of the Republic of India as 
follows : 


Short Title - 


This Act, may be called Jharkhand Non Government Secondary Schools (Taking 
Over of Control and Management) ( Amendment) Act, 2014 . 


Extent - 


It shall extend to the whole of the State of Jharkhand. 


-No+ 


Commencement - This will come into force with immediate effect. 


Amendment in Sub Section (1 ), (2 ) and ( 3 ) of Section 9 of Jharkhand Non Government Secondary Schools 
(Taking Over of Control and Management) Act, 2002 - Sub Section (1 ), ( 2 ) and ( 3 ) of Section 9 of Non 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 20 जनवरी, 2 0 15 


Government Secondary Schools (Taking Over of Control and Management) Act, 2002 will be deleted and in 
place of them , following will be inserted as Sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 9 : 


9 ( 1 ) 


- 


The State Government may determine procedures of appointment and service 
condition of the headmasters , teachers and non -teaching employees of the taken 
over secondary schools separately or club with appointment and service condition 
of other category of Government Secondary Schools under Section 309 of Indian 
constitution or under proper provision by framing rules. 


9 ( 2) 


- 


The recommending competent authority for appointment and promotion of 
headmaster and teachers will be the same, which will be determined in the rules , 
framed under Section 9 ( 1 ) of this amended act. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
प्रधान सचिव- सह विधि परामर्शी, 
विधि ( विधान विभाग, झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 7 3 6 – 50 । 


